वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
डाउन लोड किया जा सकता है. 


शासन 


सत्यमेव 
जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 20 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 15 मई , 2020 - वैशाख 25 , शके 1942 


भाग 3 ( 1 ) 

विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 

नाम परिवर्तन 
मैं , प्रबोध कुमार पुत्र स्व . श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह सर्व- साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र के बचपन का नाम तेजस कार्तिकेय था 
जो उसके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों एवं खेलकूद प्रमाणपत्रों तथा अन्य प्रमाणपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मेरे पुत्र को तेजस सिंह परमार 
पुत्र श्री प्रबोध कुमार के नाम से जाना , पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा भविष्य में भी वह इसी नाम तेजस सिंह परमार के नाम से जाना , 
पहचाना एवं पुकारा जायेगा एवं हस्ताक्षर करता रहेगा. अतः मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों एवं खेलकूद प्रमाणपत्रों तथा अन्य प्रमाण प्रपत्रों 
में उसका नाम तेजस कार्तिकेय के स्थान पर वर्तमान नाम तेजस सिंह परमार लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों . 


प्रबोध कुमार , 


. 


पता -81 , कांती नगर , तानसेन रोड , 
( 17 - बी. ) 

ग्वालियर ( म.प्र. ). 

नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , गोपाल कृष्ण शर्मा पिता मांगीलाल शर्मा, निवासी जमालपुरा , तहसील व जिला मन्दसौर 
का निवासी हूं एवं मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी क्र . 342737720 दिनांक 28/05/2002 में मेरा पूर्व नाम गणेशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा 
अंकित है एवं यही नाम मेरी हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट वर्ष 1986 में भी दर्ज है. वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तित कर गोपाल कृष्ण शर्मा 
पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा रख लिया है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड , बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः भविष्य में मुझे मेरे 
नये नाम गोपाल कृष्ण शर्मा पिता मांगीलाल शर्मा के नाम से जाना - पहचाना , पढ़ा-लिखा जावे, सभी शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में 
दर्ज किया जावे तथा मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी में भी मेरा नया नाम दर्ज किया जावे. 

पुराना नाम : 
( गणेशचन्द्र शर्मा ) 

( गोपाल कृष्ण शर्मा ) 
पिता मांगीलाल शर्मा. 

पिता श्री मांगीलाल शर्मा. 
( 22 - बी. ) 

दत्तक विलेख ( गोदनामा ) 
मैं , श्री अरविन्द यादव उर्फ अरवेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री साहब सिंह यादव एवं श्रीमती रीना यादव पत्नी श्री अरविन्द यादव उर्फ 
अरवेन्द्र सिंह यादव, निवासी शील नगर, अम्बेडकर पार्क के पास लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश. सर्व- साधारण को सूचित करते हैं मेरी पुत्री भाव्या यादव 
जिसकी जन्म दिनांक 07/08/2014 है जिसको दीपक यादव पुत्र श्री साहब सिंह यादव एवं श्रीमती सुमन यादव पत्नी श्री दीपक यादव , निवासी 
शील नगर , अम्बेडकर पार्क के पास लश्कर, ग्वालियर ने रजिस्ट्रर्ड लिखित दत्तक विलेख ( गोदनामा ) क्रमांक 01011430122019005032 एवं 


नया नाम : 


. 


378 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 

[ भाग 3 ( 1 ) 
दिनांक 30/12/2019 के द्वारा गोद लिया है हम पति पत्नी अपनी स्वेच्छा से पुत्री कु. भाव्या यादव को गोद दे रहे हैं साथ ही श्री दीपक यादव 
पुत्र श्री साहब सिंह यादव एवं श्रीमती सुमन यादव पत्नी दीपक यादव द्वारा आज से दत्तकग्रहितागण दत्तक पुत्री का लालन - पालन करेंगे उसकी 
शिक्षा, देखभाल , भरण - पोषण करेंगे, दुखी- बीमारी का पूरा ख्याल रखेंगे और हिन्दु विधि के तहत सारे हक व अधिकार दत्तक पुत्री के आज 
दिनांक से सुरक्षित हो जायेंगे. अत : दत्तक विलेख ( गोदनामें ) से किसी भी व्यक्ति को विशेष को कोई आपत्ती हो तो वह सूचना प्रकाशन के 
15 दिन के भीतर अपनी आपत्ती नीचे दिये गये पते पर लिखत में कर सकते हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों. 
लेने वाले 

देने वाले : 
( दीपक यादव ) 

( श्री अरविन्द यादव ) 

उर्फ अरवेन्द्र सिंह यादव , 
पुत्र श्री साहब सिंह यादव , 
( श्रीमती सुमन यादव ) 

( श्रीमती रीना यादव ) 
पत्नी श्री दीपक यादव , 

पत्नी श्री अरविन्द यादव , 
शील नगर अम्बेडकर पार्क के पास लश्कर, 

शील नगर अम्बेडकर पार्क के पास लश्कर , 
ग्वालियर ( म.प्र. ) 

ग्वालियर ( म.प्र. ) 
( 21 - बी. ) 


आम सूचना 


. 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स भोजपाल डिवेलिंग्स जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00014, 
दिनांक 10 अप्रैल , 2012 है जिसका पंजीकृत पता प्लाट नं. 36, जोन -1, एम.पी. नगर , भोपाल मध्यप्रदेश है जिसमें दिनांक 01 मई, 2015 

को भागीदार मेसर्स अतिशय इन्फोटेक प्रा . लि . द्वारा श्री अखिलेश जैन पिता स्व. श्री सुखलाल जैन फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं 
दिनांक 15 जनवरी, 2016 को श्री अतिशय जैन पुत्र श्री अखिलेश जैन एवं श्रीमती रेखा जैन पति श्री अखिलेश जैन निवासीगण ई -2 /172 , 

अरेरा कॉलोनी , भोपाल मध्यप्रदेश फर्म में नवीन भागीदारों के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं सभी भागीदारों की आपसी सहमति से फर्म मेसर्स 
भोजपाल डिवेलिंग्स का नाम दिनांक 11 मार्च, 2020 से परिवर्तन कर नया नाम Atishay Dwellings कर लिया गया है एवं फर्म भविष्य में 
Atishay Dwellings नाम से जानी जावेगी. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों . 

मैसर्स भोजपाल डिवेलिंग्स, 
के . एल . मुलानी , 

( भागीदार ) 

पता- 36 , जोन -1 , एम.पी. नगर , 
( 18 - बी. ) 

भोपाल. 


आम सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स न्यू इरा इंटरप्राइजेज जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00389/13 , 
दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 है जिसका पंजीकृत पता 23 - बी , सेक्टर , इण्डस्ट्रीयल ऐरिया , भोपाल मध्यप्रदेश है जिसमें दिनांक 01 अप्रैल , 2019 
को भागीदार मो . ज़फर सिद्दीकी फर्म की भागीदारी से स्वयं की इच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं एवं दिनांक 01 अप्रैल , 2019 को श्री जयदीप जैन , 
निवासी 68- बी, सेक्टर- ए, शाहपुरा, भोपाल मध्यप्रदेश फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं . आमजन एवं सर्वजन सूचित हों . 

मैसर्स न्यू इरा इंटरप्राइजेज , 
विजय कुमार जैन , 

( भागीदार ) 

पता- 23 - बी सेक्टर , इण्डस्ट्रीयल ऐरिया , 
( 19 - बी . ) 

भोपाल ( म.प्र. ) . 

आम सूचना 
सूचित किया जाता है कि फर्म Ms SLL POWER में तीन पार्टनर थे ( 1 ) संदीप जैन ( 2 ) अमित शर्मा ( 3 ) लक्ष्मीनारायण सोनी, 
इनमें से संदीप जैन जी के दिवंगत होने के पश्चात दोनों पार्टनर द्वारा फर्म का व्यवसाय किया जा रहा है इसमें श्री संदीप जैन जी के वारिस 
एवं परिवार को कोई आपत्ति नहीं है. 

Ms SLL POWER , 

अमित शर्मा, 

( भागीदार ) 
पता- शेड नम्बर ए -08 , ब्लॉक नम्बर 01 , 

स्पेशल इण्डस्ट्रीजयल एरिया , गोविन्दपुरा सेक्टर-1 , 
( 20 - बी. ) 

भोपाल ( म.प्र.) . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 


379 


आम सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ए.के. ट्रेडिंग कम्पनी, स्थित फर्स्ट फ्लोर , माँ भगवती अपार्टमेन्ट, नियर सिल्वर 
ओक होटल , सिटी सेन्टर , ग्वालियर है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0305/20 , एवं दिनांक 11 फरवरी, 2002 है जिसमें दिनांक 02 अप्रैल , 
2020 को भागीदार श्रीमती कमला शिवहरे पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण शिवहरे, निवासी बी -17 , अशोक बिहार , तानसेन रोड , हजीरा , ग्वालियर अपनी 
स्वेच्छा से पृथक् हो रही हैं एवं इसी दिनांक 02 अप्रैल, 2020 को श्रीमती निशा शिवहरे पत्नि श्री रविन्द्र शिवहरे, निवासी ए. बी . रोड कोलारस , 
शिवपुरी , श्री तरुण शिवहरे पुत्र श्री आर.के. शिवहरे , निवासी हर्ष बिल्डिंग शिवपुरी, श्री संजीव शिवहरे पुत्र श्री सुरेश चन्द शिवहरे , निवासी 31 
न्यू साकेत नगर , तानसेन रोड़ , ग्वालियर, श्री बालगोविन्द शिवहरे पुत्र श्री माताप्रसाद शिवहरे , निवासी वार्ड नं. 13 , शिवहरे मार्केट , कॉलेज रोड 
करैरा , जिला शिवपुरी नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों . 

मैसर्स ए.के. ट्रेडिंग कम्पनी , 

आरती शिवहरे , 

( भागीदार ) 
( 23 - बी .) 

ग्वालियर. 


. 


आम सूचना 


. 


- 


- 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म Vine Traders , First Floor, Ma BhagwatiApartment , Near Silver 
Oak Hotel, City Centre Gwalior ( M.P.), स्थित है और फर्म का पंजीयन क्र -02/42/01/0304/20, दिनांक 11 फरवरी, 2020 है जिसमें 
दिनांक 07 मार्च, 2020 को भागीदार श्रीमती आयुषी शिवहरे पत्नि श्री विनीत शिवहरे, निवासी- बी -17, अशोक विहार तानसेन रोड़ हजीरा , 
ग्वालियर स्वेच्छा से पृथक् हो रही हैं एवं इसी दिनांक 07 मार्च, 2020 को भागीदार के रूप में ( 1 ) अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री अजमेर सिंह , 
नि - न्यू सब्जी मण्डी गेट के सामने राठौर कॉलोनी, सतीपुरम , मुरैना , (2 ) बनवारी सिह गुर्जर पुत्र श्री अमर सिह गुर्जर , निवासी- ग्राम खास 
खेडा पोस्ट- मृगपुरा , मुरैना , (3 ) दीपू तोमर पुत्र श्री दिनेश सिंह तोमर, निवासी 14/7 , महावीर वाली गली, महावीर पुरा , मुरैना , 
( 4 ) दिनेश मॉडिल पुत्र श्री राधेश्याम मॉडिल , निवासी वार्ड नं. 20 , सदर बाजार , मुरैना , ( 5 ) शैलेन्द्र सिह तोमर पुत्र श्री लाल सिह तोमर , 
निवासी वार्ड नं. 14, सतीपुरम , मुरैना , ( 6 ) सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश चंद्र गुप्ता, नि -36/ 368 वार्ड नं. 13, लक्ष्मी कॉलोनी, पुरानी हाउसिंग 
बोर्ड कॉलोनी , मुरैना , ( 7 ) सुरेश चंद्र उपाध्याय पुत्र श्री रामजी लाल उपाध्याय , निवासी वार्ड नं.10 , ग्राम जौरा , जिला मुरैना , 
( 8 ) ब्रजेश सिह भदौरिया पुत्र श्री जण्डेल सिह भदौरिया, निवासी खार नाला, सबलगढ़ , जिला मुरैना , ( 9 ) देवेन्द्र सिह सिकरवार पुत्र 
श्री रविन्द्र सिह सिकरवार , निवासी 55 , ग्राम सिकरौदा, तहसील जौरा , जिला मुरैना , ( 10 ) श्रीमती उर्मिला शिवहरे पत्नि श्री प्रेम नारायण 
शिवहरे , निवासी 7 , गनपति विहार तानसेन रोड़ हजीरा, ग्वालियर, ( 11 ) मनीष शिवहरे पुत्र श्री अशोक शिवहरे , निवासी आरा मिल इन्डस्ट्रियल 
एरिया विरला नगर हजीरा, ग्वालियर , ( 12 ) निकुन्ज शिवहरे पुत्र श्री रामस्वरूप शिवहरे , निवासी बी . जी . 55 , स्कीम नं. 74- सी , विजय नगर, 
इन्दौर , ( 13 ) मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद , निवासी जती की लाइन , बिरला नगर , सेनापति हनुमान मंदिर के पास, ग्वालियर, 
( 14 ) विजय शिवहरे पुत्र श्री गोपाल दास शिवहरे, नि.- ईएफ 25 , स्कीम नं.54 , विजय नगर इंदौर के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं . आमजन 
एवं सर्वजन सूचित हों. 

Vine Traders , 
राहुल शिवहरे , 

( भागीदार ) 
( 24 - बी. ) 

ग्वालियर . 
विविध 
आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं 

कार्यालय कलेक्टर , जिला इन्दौर 
इन्दौर , दिनांक 07 मार्च, 2020 

संशोधित आदेश 
क्र .255 /व.लि./2020. — इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक 1506-1507/ व.लि./2019, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 के अनुसार 
इन्दौर जिले हेतु तीन स्थानीय अवकाश घोषित किये गये थे. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 14 मार्च, 2020 शनिवार 
( रंगपंचमी ) का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है. यह आदेश कोषालय , उपकोषालय एवं बैंक पर लागू नहीं होगा . 

पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक 1506-1507/ व.लि. /2019 , दिनांक 09 दिसम्बर , 2019 के अनुसार इन्दौर जिले हेतु घोषित किये गये तीन 
स्थानीय अवकाशों में से जिस अवकाश को निरस्त किया जावेगा , उसका आदेश पृथक् से जारी किया जावेगा. 

लोकेश 

कुमार जाटव , 
( 407 ) 

कलेक्टर. 


380 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 

[ भाग 3 ( 1 ) 
न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार , लोक न्यास , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ 

नरसिंहगढ़ , दिनांक 16 मार्च, 2020 
[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम , 1951 की धारा -5 ( 1 ) एवं पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
समक्ष :- रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़. 

क्र ./846/ प्रवाचक -1/20. — आवेदक श्री प्रवीण मेहता , अध्यक्ष मल्लिनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर श्री संघ नरसिंहगढ़ द्वारा मध्यप्रदेश 
लोक न्यास अधिनियम की धारा -4 के तहत् आवेदन - पत्र पेश कर मल्लिनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर श्री संघ न्याय के पंजीयन कराने हेतु संलग्न 
सूची अनुसार दशाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया है. 

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक.......... को विचार में लिया जाएगा . कोई भी व्यक्ति 
जो ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक 
माह के भीतर प्रस्तुत करें, अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपने लिखित आपत्तियां 
प्रस्तुत कर सकता है. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा. 

अनुसूची 
ट्रस्ट का नाम व पता 

मल्लिनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर श्री संघ. 
कार्यालय का पता 

मल्लिनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर श्री संघ बड़ा बाजार नरसिंहगढ़ 
अचल सम्पत्ति 

संलग्न 
चल सम्पत्ति 

संलग्न सूची एवं भारतीय स्टेट बैंक शाखा नरसिंहगढ़ में 
प्रचलित खाता क्र . 

33569429303 रुपये 1,69,943.95/ - . 

सिद्धार्थ जैन , 

(IAS ) 
( 426 ) 

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार. 
न्यायालय , अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक , लोक न्यास , 

जिला सतना 
प्रारूप क्रमांक -4 

[ देखें नियम -5 ( 1 ) ] 
[ मध्यप्रदेश लोक अधिनियम , 1951 ( 1951 का 30 ) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम , 1962 के नियम -5 ( 1 ) के द्वारा ] 
लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष. 

कि श्रीमती संपदा त्रिपाठी पत्नी मयंक त्रिपाठी, निवासी मकान नम्बर 70, सेक्टर-6, श्रद्धापुरी , मेरठ केण्ट , मेरठ उ.प्र. ने मध्यप्रदेश 
लोक न्यास अधिनियम , 1951 (1951 का 30 ) की धारा -4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास 
के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना - पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30 मई, 2020 
को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा. 

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना - पत्र के 
प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः 
अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं 
लिया जायेगा. 

अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण ) 
1. न्यास का नाम व पता 

सक्षम चेरिटेबल ट्रस्ट " 
मकान नंबर 375 , वार्ड नं. 2 , पन्ना नाका, उमरी, 

तहसील रघुराजनगर , जिला सतना ( म.प्र. ). 
2. अचल सम्पत्ति 

निरंक . 


यतः 


3. चल सम्पत्ति 


10,000.00 रुपये नगद. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 


381 


प्रारूप-5 


[ देखें नियम 5 ( 1 ) ] 


[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 ( 1951 का 30 ) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 ( 1 ) के द्वारा ] 


लोक न्यासों के पंजीयक सतना के समक्ष , 


अत : मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा -2 
की उपधारा ( 4 ) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है. 


, 


अब इसलिए मैं , पी . एस. त्रिपाठी , जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 मई, 2020 को कथित 
अधिनियम की धारा -5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं. 

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति 
और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 30 मई , 2020 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए 
और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान 
के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा. 


पी . एस. त्रिपाठी , 
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक . 


( 430 ) 


न्यायालय पंजीयक , लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व अनुभाग , ( मल्हारगंज ) इन्दौर 
[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट , 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा -5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम , 1963 नियम -5( 1 ) के अंतर्गत ] 

आवेदक श्री मनीष श्रीवास्तव , तहसीलदार मल्हारगंज , जिला इन्दौर द्वारा " श्री बिजासन माता मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास " 
कार्यालय पता -बिजासन टेकरी , एरोड्रम के पास , ग्राम सिरपुर, तहसील मल्हारगंज इन्दौर, जिला इन्दौर का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की 
धारा -4( 2 ) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है. 

अतः सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि , कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में 
दिया गया है , के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 
( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति 
दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं . 

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावों/ आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 


परिशिष्ट 


( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण ) 


ट्रस्ट का नाम 


पता 


. 


चल संपत्ति 


“ श्री बिजासन माता मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास ". 
कार्यालय पता -बिजासन टेकरी , एरोड्रम के पास , 
ग्राम सिरपुर, तहसील मल्हारगंज इन्दौर, जिला इन्दौर . 
चल सम्पत्ति 26,28,000/ - ( अक्षरी रुपये छब्बीस लाख 
अट्ठाईस हजार मात्र ). 
ग्राम सिरपुर सर्वे क्र . 1/1/1/1 नजूल भूमि पैकी 3.36 एकड़ , 
खसरा नं. 3 पैकि 5.77 एकड़ छोटा बांगडदा खसरा नं. 105 पैकी , 
1.54 एकड़ कुल भूमि 10.67 एकड़ श्री बिजासन माता मंदिर विकास 
हेतु मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम पर दर्ज है. 
अन्य अचल सम्पत्ति 1921,000/ - ( उन्नीस लाख इक्कीस हजार रुपये मात्र ). 


अचल संपत्ति 


आज दिनांक 25 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया. 


राकेश शर्मा , 
पंजीयक. 


( 431 ) 


382 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक , लोक न्यास नीमच , जिला नीमच 

दिनांक 16 मार्च, 2020 


प्रारूप - चार 


, 


- 


[ नियम -5 ( 1 ) देखिए ] 
[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा -5 उपधारा -2 और 

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम , 1962 का नियम -5 ( 1 ) देखिए ] 
चूंकि श्री कन्हैयालाल पिता श्री रामेश्वर शर्मा प्रस्तावित अध्यक्ष “ गुर्जर गौड़ ब्राम्हण समाज ट्रस्ट " भादवामाता , तहसील नीमच, जिला 
नीमच का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा -4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई 
सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है. 

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को विचार के लिए लिया जावेगा. 

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता 
हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है. 

अतः मैं , एस. एल. शाक्य , पंजीयक , लोक न्यास , नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 
22 अप्रैल, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा -5 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ. 

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले 
और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रत्तियों 
में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित 
होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा. 

अनुसूची 
लोक न्यास का नाम व पता 

" गुर्जर गौड़ ब्राम्हण समाज ट्रस्ट " 

भादवामाता तिनक्याखेड़ी रोड़ , भादवामाता. 
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण 

अचल सम्पत्ति नहीं है. 
चल सम्पत्ति 

रु. 11,000/ - ( अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र ). 
( 432 ) 


दिनांक 16 मार्च, 2020 


प्रारूप - चार 


[ नियम -5 ( 1 ) देखिए ] 
[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा -5 उपधारा -2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम , 1962 का 

नियम-5 ( 1 ) देखिए ] 


, 


चूंकि श्री विमल पिता रखबचन्द नागोरी अध्यक्ष प्रस्तावित ट्रस्ट श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट " जमुनिया कलां, तहसील - नीमच , जिला 
नीमच का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा -4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई 
सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है. 

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 अप्रैल , 2020 को विचार के लिए लिया जावेगा. 

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता 
हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है. 

अतः मैं , एस. एल. शाक्य , पंजीयक , लोक न्यास , नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 
22 अप्रैल, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा -5 की उपधारा (1 ) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ. 

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले 
और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रत्तियों 
में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित 
होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


383 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 

अनुसूची 
लोक न्यास का नाम व पता 

" श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट " 

जमुनिया कलां, तहसील - नीमच , जिला नीमच. 
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण 

अचल सम्पत्ति नहीं है. 
चल सम्पत्ति 

रु . 11,000/ - ( अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र ). 


( 433 ) 


दिनांक 16 मार्च, 2020 


प्रारूप - चार 


. 


- 


[ नियम -5 ( 1 ) देखिए ] 
[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा-5 उपधारा -2 और 

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम , 1962 का नियम -5 ( 1 ) देखिए ] 
चूंकि श्री वरदीचंद्र पिता श्री हुकमीचंद प्रजापत अध्यक्ष , प्रस्तावित ट्रस्ट " मेवाड़ा प्रजापत समिति समाज ट्रस्ट " चीताखेड़ा , 
तहसील - जीरन , जिला नीमच का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा -4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की 
तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है. 

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को विचार के लिए लिया जावेगा. 

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता 
हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है. 

अतः मैं , एस. एल. शाक्य , पंजीयक , लोक न्यास , नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 
22 अप्रैल , 2020 को उक्त अधिनियम की धारा -5 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ. 

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले 
और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रत्तियों 
में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित 
होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा. 

अनुसूची 
लोक न्यास का नाम व पता 

" मेवाड़ा प्रजापत समिति समाज ट्रस्ट " 

चीताखेड़ा , तहसील - जीरन. 
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण 

अचल सम्पत्ति नहीं है. 
चल सम्पत्ति 

रु . 45,100 / - ( अक्षरी रुपये पैंतालीस हजार एक सौ मात्र ). 

एस. एल. शाक्य , 
( 434) 

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी. 


अन्य सूचनाएं 
कार्यालय वनमंडलाधिकारी , सिवनी ( उत्पादन ) वनमंडल , सिवनी 
सिवनी उत्पादन वनमंडल के अंतर्गत काष्ठागार बाम्हनदेही के सेक्टर क्रमांक 2 में निकासी हेमर गुम हो जाने के प्रकरण में की 

गई कार्यवाही विवरण एवं पारित आदेश . 


प्रकरण का संक्षिप्त विवरण : 


काष्ठागार अधिकारी बाम्हनदेही के पत्र क्र ./132 , दिनांक 12-02-2020 एवं उपवनमंडल अधिकारी , सिवनी उत्पादन के पत्र क्र ./178 , 
दिनांक 13-02-2020 से अवगत कराया गया है कि इस वनमंडल कार्यालय के चालान क्र . 30/15 , दिनांक 01-10-2019 से जारी निकासी हेमर 


34 
SLN 


श्री विजय कुमार दुबे , वनपाल सेक्टर प्रभारी 2 के द्वारा वनोपज में हेमर लगाने के बाद कहीं गुम हो गया है. जिसकी सूचना पुलिस थाना डूंडा, 
सिवनी , जिला सिवनी को दिनांक 13-02-2020 में दर्ज करायी गई है. वनपाल के उक्त कृत्य के लिये कार्यालयीन पत्र क्र ./732 , 


384 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 

[ भाग 3 ( 1 ) 
दिनांक 27-02-2020 को कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया गया . तत्संबंध में वनपाल द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है. इस तरह से 
उक्त कर्मचारी की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण घटना कारित हुई. अत : इनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर अमान्य कर आदेश देता हूं कि 

आदेश 
आदेश क्र ./ 40 , 

सिवनी , दिनांक 07-03-2020 
बाम्हनदेही काष्ठागार के सेक्टर क्रमांक 2 में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा की गई लापरवाही एवं उदासीनता के कारण हेमर गुम 

होने 
पर वन वित्तीय नियम की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हॉसिये पर अंकित हेमर को अपलेखित किया जाता है तथा 
हेमर का मूल्य 200/ - रु. सेक्टर प्रभारी श्री विजय कुमार दुबे से वसूली करते हुये आगामी 1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश 
दिये जाते हैं एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है. 

सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने में या किसी 
वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उनके 
विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड का भागीदार होगा . 

प्रदीप मिश्रा , 
( 408 ) 

वनमंडल अधिकारी. 


कार्यालय उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगोन 

खरगोन , दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि/ 2019 / 1761. आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र . 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र . कॉलम 04 में 
दर्शित है एवं कॉलम क्र . 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा -69 
के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र . 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा -70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था . 

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप 
में 

प्रस्तुत किया है , जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण , अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त 
करने की अनुशंसा की गई है. 

अतः मैं , मुकेश जैन , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा-18 ( 1 ) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ /5-1-99-15-1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् 
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्थाओं 
का अस्तित्व आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 से निगर्मित निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) के रूप में समाप्त करता हूं . 
क्र . नाम संस्था विकासखण्ड पंजीयन 

परिसमापन आदेश परिसमापक का नाम 
क्रमांक व दिनांक क्रमांक व दिनांक 

एवं पद 


. 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


, 


1. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति 

कसरावद 2165 / 31-03-2017 1209 /19-07-2019 श्री हुकुम यादव 
मर्या., महाराजखेड़ी. 

उप - अंकेक्षक 
2. नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी 

कसरावद 1695/ 10-01-2014 1218/19-07-2019 श्री हुकुम यादव 
समिति मर्या., बालसमुद 

उप - अंकेक्षक 
यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर , 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 414 ) 

खरगोन , दिनांक 29 नवम्बर , 2019 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./परि/ 2019/1913. — आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र . 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र . कॉलम 04 में 
दर्शित है एवं कॉलम क्र . 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा -69 
के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र . 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा -70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था . 

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप 
में प्रस्तुत किया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण , अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त 
करने की अनुशंसा की गई है. 


भाग 3 ( 1 ) ] मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 

385 
अतः मैं , मुकेश जैन , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र ./ एफ /5-1-99-15-1 - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के तहत् 
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था 
का अस्तित्व आज दिनांक 29 नवम्बर , 2019 से निगर्मित निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) के रूप में समाप्त करता हूँ. 


. 


, 


क्र . 


नाम संस्था 


विकासखण्ड 


पंजीयन 
क्रमांक व दिनांक 


परिसमापन आदेश 
क्रमांक व दिनांक 


परिसमापक का नाम 

एवं पद 


2 


4 


5 


6 


, 


3 
1. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महेश्वर 1379 / 26-03-2002 1236/ 20-09-2013 श्री सोहन सिंह चौहान 
बलकवाड़ा. 

सहकारी निरीक्षक 
यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर , 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 415 ) 

खरगोन , दिनांक 29 नवम्बर , 2019 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि/ 2019/1913. — आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र . 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र . कॉलम 04 में 
दर्शित है एवं कॉलम क्र . 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा -69 
के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र . 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा -70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था . 

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप 
में 

प्रस्तुत किया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त 
करने की अनुशंसा की गई हैं . 

अतः मैं , मुकेश जैन , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र ./ एफ/ 5-1-99-15-1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् 
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था 
का अस्तित्व आज दिनांक 29 नवम्बर, 2019 से निगर्मित निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) के रूप में समाप्त करता हूँ. 
क्र . 

विकासखण्ड 

पंजीयन 

परिसमापन आदेश परिसमापक का नाम 
क्रमांक व दिनांक क्रमांक व दिनांक 

एवं पद 


नाम संस्था 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


1. राजराजेश्वर साख सहकारी 

महेश्वर 1028/ 12-12-1996 122 /15-01-2018 राजेन्द्र कुमार रोमड़े, 
संस्था मर्या., महेश्वर. 

सहकारी निरीक्षक . 
2. श्री सिद्धी विनायक क्रेडिट को . 

खरगोन 1769 /10-03-2014 136/ 05-11-2015 नवीनचन्द्र मुहावरे , 
आप. सोसायटी लि . खरगोन . 

सहकारी निरीक्षक . 
यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 416 ) 

खरगोन , दिनांक 31 दिसम्बर , 2019 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./परि/ 2019/ 2109. — आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र . 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र . कॉलम 04 में 
दर्शित है एवं कॉलम क्र . 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा -69 
के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र . 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा -70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था . 

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप 

किया है , जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण , अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त 
करने की अनुशंसा की गई हैं . 

अतः मैं , मुकेश जैन , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र ./ एफ / 5-1-99-15-1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् 
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था 
का अस्तित्व आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 से निगर्मित निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) के रूप में समाप्त करता हूँ, 


में प्रस्तुत 


. 


. 


386 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


क्र . 


नाम संस्था 


विकासखण्ड 


पंजीयन 
क्रमांक व दिनांक 


परिसमापन आदेश 
क्रमांक व दिनांक 


परिसमापक का नाम 

एवं पद 


2 


4 


5 


6 


मर्या., 


3 
1. श्री साई बालाजी प्राथ.भण्डार 

महेश्वर 1627/ 24-01-2012 1071/ 27-08-2016 श्री राजेन्द्र कुमार रोमड़े 
महेश्वर. 

सहकारी निरीक्षक . 
यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर , 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 418 ) 

खरगोन , दिनांक 30 जनवरी , 2020 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि/ 2020/ 175. — आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र . 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र . कॉलम 04 में 
दर्शित है एवं कॉलम क्र . 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा -69 
के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र . 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा -70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था . 

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप 
में प्रस्तुत किया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण , अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त 
करने की अनुशंसा की गई है. 

अतः मैं , मुकेश जैन , उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र ./ एफ /5-1-99-15-1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के 

तहत् 
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्थाओं 
का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 से निगर्मित निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) के रूप में समाप्त करता हूँ . 
नाम संस्था विकासखण्ड पंजीयन 

परिसमापन आदेश परिसमापक का नाम 
क्रमांक व दिनांक क्रमांक व दिनांक 

एवं पद 


क्र . 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


मर्या. , 


1. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति महेश्वर 1657/ 11-07-2012 1217/ 19-07-2019 

श्री कैलाश वास्कले . 
भामपुरा . 

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक . 
2. मां सप्तश्रृंगी महिला प्राथ.उप. खरगोन 1527/ 27-08-2007 1249 / 25-07-2019 

श्री कैलाश वास्कले , 
सह . भण्डार मर्या. , खरगोन . 

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक . 
3. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कसरावद 746/ 13-07-1989 1245/ 25-07-2019 

श्री राजाराम भटट , 
मर्या. , भीलगांव 

सहकारी निरीक्षक . 
4. सरस्वती सह. मुद्र. एवं स्टे . खरगोन 2063/ 17-12-2015 1212/19-07-2019 

श्री नरेन्द्र राठौर , 
विप. समिति मर्या. खरगोन . 

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक . 
5. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति भगवानपुरा 1498/ 22-01-2007 714/ 01-06-2016 

श्रीमति अनिता राठौर , 
मर्या. , माण्डवखेड़ा. 

सहकारी निरीक्षक. 
यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी , 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 419 ) 

खरगोन , दिनांक 30 जनवरी , 2020 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत 
क्र ./ परि/ 2020/ 176. — आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र . 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र . कॉलम 04 में 
दर्शित है एवं कॉलम क्र . 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा -69 
के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र . 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा -70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था . 

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप 
में प्रस्तुत किया है , जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त 
करने की अनुशंसा की गई हैं . 

अतः मैं , मुकेश जैन , उप- पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिानियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र ./ एफ /5-1-99-15-1 - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के तहत् 
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्थाओं 


. 


387 


भाग 3 ( 1 ) ] 

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 
का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 से निगर्मित निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) के रूप में समाप्त करता हूँ . 
क्र . नाम संस्था विकासखण्ड पंजीयन 

परिसमापन आदेश 
क्रमांक व दिनांक क्रमांक व दिनांक 


परिसमापन का नाम 

एवं पद 


-- 


2 


4 


श्री महेन्द्र ठाकुर , 


3 

5 

6 
1. श्री नाथ साख सहकारी महेश्वर 1780 /10-03-2014 122/ 15-01-2018 

श्री शोभाराम सोलंकी, 
समिति मर्या. , महेश्वर . 

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक . 
2. दुध उत्पादक सहकारी समिति बड़वाह 1656/ 11-07-2012 1216/ 19-07-2019 

श्री मनोहर वास्कले , 
मर्या., जूनाबलवाड़ा. 

सहकारी निरीक्षक . 
3. डॉ अम्बेडकर महिला बहु.सहकारी भगवानपुरा 1349 / 16-07-2003 1665 /16-10-2019 
समिति मर्या. , दाउतखेड़ी. 

सहकारी निरीक्षक . 
यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी , 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 420 ) 

खरगोन , दिनांक 28 फरवरी , 2020 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./परि/ 2020/ 343. — आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र . 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र . कॉलम 04 में 
दर्शित है एवं कॉलम क्र . 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा -69 
के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र . 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा -70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था . 

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप 
में प्रस्तुत किया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त 
करने की अनुशंसा की गई है. 

अतः मैं , मुकेश जैन , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र ./ एफ /5-1-99-15-1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् 
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था 
का अस्तित्व आज दिनांक 28 फरवरी , 2020 से निगर्मित निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) के रूप में समाप्त करता हूँ. 
क्र . नाम संस्था विकासखण्ड पंजीयन 

परिसमापन आदेश परिसमापक का नाम 
क्रमांक व दिनांक क्रमांक व दिनांक 

एवं पद 


2 


3 


4 


5 


6 


. 


1. माँ नर्मदा महिला बहु. सहकारी 

बड़वाह 1330 / 12-11-2014 1317/ 29-10-2014 श्री मनोहर वास्कले , 
संस्था मर्या. , बड़वाह . 

सहकारी निरीक्षक 
2. दूध उत्पादक सहकारी समिति भिकनगांव 2014/ 12-11-2014 492/17-07-2019 

श्री योगेश शरद 
मर्या. , बड़िया. 

उप - अंकेक्षक 
यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी , 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 421 ) 

खरगोन , दिनांक 29 फरवरी , 2020 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि/ 2020 / 353. — आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र . 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र . कॉलम 04 में 
दर्शित है एवं कॉलम क्र . 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा -69 
के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र . 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा -70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था . 

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप 
में प्रस्तुत किया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण , अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त 
करने की अनुशंसा की गई है. 

अतः मैं , मुकेश जैन , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र ./ एफ /5-1-99-15-1 - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के तहत् 
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ . उक्त संस्था 
का अस्तित्व आज दिनांक 29 फरवरी , 2020 से निगर्मित निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) के रूप में समाप्त करता हूँ, 


388 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


क्र . 


नाम संस्था 


विकासखण्ड 


पंजीयन 
क्रमांक व दिनांक 


परिसमापन आदेश 
क्रमांक व दिनांक 


परिसमापक का नाम 

एवं पद 


2 


3 


4 


5 


6 


महेन्द्र ठाकुर , 


1. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था 

भगवानपुरा 1460/ 21-10-2005 1665 /19-07-2019 
समिति मर्या., अम्बाखेडा 

सहकारी निरीक्षक. 
2. दुग्ध उत्पादक सहकारी भण्डार महेश्वर 1379 / 28-07-2002 1325 /07-10-2013 

श्री राजेन्द्र कुमार रोमड़े, 
मर्या., चुनदड़िया . 

सहकारी निरीक्षक 
3. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सनावद 1332/ 31-03-2003 1319 /07-10-2013 

श्री सोहन सिंह चौहान , 
मर्या., बिजलवाड़ा. 

सहकारी निरीक्षक. 
यह आदेश आज दिनांक 29 फरवरी , 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 424 ) 

खरगोन , दिनांक 29 फरवरी , 2020 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि/ 2020 /354. — आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र . 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र . कॉलम 04 में 
दर्शित है एवं कॉलम क्र . 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा -69 
के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र . 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा -70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था . 

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप 
में प्रस्तुत किया है , जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण , अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त 
करने की अनुशंसा की गई हैं . 

अतः मैं , मुकेश जैन , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र ./ एफ /5-1-99-15-1 - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के तहत् 
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था 
का अस्तित्व आज दिनांक 29 फरवरी , 2020 से निगर्मित निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) के रूप में समाप्त करता हूँ. 
नाम संस्था विकासखण्ड पंजीयन 

परिसमापन आदेश परिसमापन का नाम 
क्रमांक व दिनांक क्रमांक व दिनांक 

एवं पद 


क्र . 


1 


3 


, 


2 

4 5 

6 
1. दुग्ध उत्पादक सहकारी भण्डार महेश्वर 1453 / 21-10-2005 1070/ 27-08-2016 

श्री सोहन सिंह चौहान , 
मर्या., मोगावा. 

सहकारी निरीक्षक 
यह आदेश आज दिनांक 29 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 425 ) 

खरगोन , दिनांक 28 फरवरी , 2020 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 4 ) के अंतर्गत ] 
क्र ./ परि./2020/ 344.-- आशीर्वाद प्राथमिक सहकारी उप - भण्डार मर्या. , कसरावद , तहसील कसरावद व जिला खरगोन का पंजीयन 
कमांक /1449 , दिनांक 19 अक्टूबर , 2005 को कार्यालयीन आदेश क्र ./परि /1062 दिनांक 27 अगस्त , 2016 द्वारा परिसमापन में लाया गया था . 
परिसमापक श्री आर.आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 15 फरवरी , 2020 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई . जिसमें 
आगामी वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया. 

अतः मैं , मुकेश जैन , उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति 
कमांक/ एफ /5/1/99/ पन्द्रह/1/ सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिानियम , 1960 की धारा अधिनियम -69 ( 4 ) 
के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में आशिर्वाद प्राथमिक सहकारी उप - भण्डार मर्या., कसरावद , 
तहसील कसरावद व जिला खरगोन का पंजीयन कमांक निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है. 

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिचित करेगी एवं प्रगति 

से कार्यालय को अवगत कराएगी. 
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख 

कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी. 


.. 


भाग 3 ( 1 ) ] मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 

389 
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत 

करेगी. 
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. 
5. समिति की पुरानी लाभ- हानि एवं समस्त लेनदारी - देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी. 
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने श्री आर. आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य 

करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी. 

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है , 
जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी. संस्था तीन माह में निर्वाचन कराना सुनिश्चित करें. 

नामांकित कार्यकारिणी : 


1 . 


श्री विनय- विमलचंद 


अध्यक्ष 


2. 


श्रीमती उषा बाई - कमल 


उपाध्यक्ष 


3. 


श्री मयुर - प्रमोद 


संचालक 


4 . 


संचालक 


5 . 


श्री कमल - ठाकुरलाल 
श्री शोभाराम - चुन्नीलाल 
श्री प्रमोद- गंगाराम 


संचालक 


6. 


संचालक 


7 . 


श्री रामलाल - शोभाराम 


संचालक 


8 . श्रीमती रूखमणी बाई - रामलाल संचालक 
9 . श्रीमती रेवा बाई - शोभाराम 

संचालक 
यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी , 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 422 ) 


खरगोन , दिनांक 28 फरवरी , 2020 


. 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 4 ) के अंतर्गत ] 
क्र ./ परि ./2020/ 345 .-- पूजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपरीपाला, तहसील भगवानपुरा व जिला खरगोन का पंजीयन 
कमांक /1669 , दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को कार्यालयीन आदेश क्र ./परि/1250, दिनांक 25 जुलाई, 2019 द्वारा परिसमापन में लाया गया था . 
परिसमापक श्री अरूण कुमार पांडे सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 12 फरवरी , 2020 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई . जिसमें 
आगामी 2 वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया. 

अतः मैं , मुकेश जैन, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति 
कमांक / एफ /5/1/99/ पन्द्रह/1/ सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा अधिनियम -69( 4 ) के 
अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में पूजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपरीपाला , 
तहसील भगवानपुरा व जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है. 

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति 

से कार्यालय को अवगत कराएगी . 
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख 

कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी. 
3. समिति की तर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी. 
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. 
5. समिति की पुरानी लाभ - हानि एवं समस्त लेनदारी - देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी. 
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने तक श्री आर. आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में 

कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी. 

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है , 
जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी. 


390 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नामांकित कार्यकारिणी : 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


उपाध्यक्ष 


3. 


संचालक 


4 . 


संचालक 


5 . 


संचालक 


श्रीमती गीताबाई- दिलिप 
श्रीमती सलुबाई- बहादर 
श्रीमती बनी बाई- नहारसिंह 
श्रीमती पातली बाई- रायसिंह 
श्रीमती मिची बाई- फुलसिंह 
श्रीमती रंगली बाई- वेरसिंह 
श्रीमती कुसुम बाई- रडत्या 
श्रीमती सुमली बाई- रेमसिंह 
श्रीमती रामली बाई- लोहारसिंह 
श्रीमती झेंदी बाई- देवीसिंह 


6. 


संचालक 


7 . 


संचालक 


8. 


संचालक 


9 . 


संचालक 


10. 


संचालक 


11. 


श्रीमती चंदा बाई- बदा 


संचालक 


. 


यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी , 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 423 ) 

खरगोन , दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 4 ) के अंतर्गत 
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलसूद , तहसील बडवाह व जिला खरगोन का पंजीयन कमांक /1654, दिनांक 11 जुलाई , 2012 
को कार्यालयीन आदेश क्र ./ परि /1222 , दिनांक 19 जुलाई, 2019 द्वारा परिसमापन में लाया गया था . परिसमापक श्री अरूण कुमार पांडे, सहकारी 
निरीक्षक द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर , 2019 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी 2 वर्षों की कार्ययोजना बनाकर 
संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया. 

अतः मैं , मुकेश जैन , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति 
कमांक / एफ /5/1/ 99/ पन्द्रह/1/ सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा अधिनियम -69( 4 ) के 
अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलसूद , 

तहसील बडवाह 
व जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है. 

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति 

से कार्यालय को अवगत कराएगी . 
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख 

कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी. 
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी. 
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. 
5. समिति की पुरानी लाभ - हानि एवं समस्त लेनदारी - देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी. 
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने तक श्री अरूण कुमार पांडे , सहकारी निरीक्षक के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन 

में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी. 

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है , 
जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी. 
नामांकित कार्यकारिणी : 

श्री प्रतापसिंह गोपाल 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


श्रीमती संगीता बाई 


उपाध्यक्ष 


3 . 


श्री शंकर 


संचालक 


4 . 


श्रीमती रेखाबाई 


संचालक 


5 . 


श्रीमती पुष्पाबाई 


संचालक 


संचालक 


8 . 


9 . 


भाग 3 ( 1 ) ] मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 

391 
6 . श्रीमती बीलाबाई 
7 . श्रीमती सकुबाई 

संचालक 
श्रीमती शोभा बाई 

संचालक 
श्रीमती पदमा बाई 

संचालक 
यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर , 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 

मुकेश जैन , 
( 417 ) 

उप - पंजीयक . 
कार्यालय परिसमापक , सहकारी संस्थाएं , जिला अलीराजपुर 

अलीराजपुर, दिनांक 24 जनवरी , 2020 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1960 के नियम -57 ( 1 ) सी /ग के अंतर्गत ] 
कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 
के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 (1 ) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है 
संस्था का नाम 

पंजीयन 

परिसमापन नियुक्ति 
क्रमांक व दिनांक आदेश क्रमांक / दिनांक 


*-- 


क्र . 


2 


3 


4 


-- 


5 . 


. 


+ 


1 . वन श्रमिक सहकारी संस्था मर्या. , मथवाड 

326/ 25-05-1964 

765 / 15-07-2019 
2 . बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बखतगढ़ 

350/ 30-03-1992 

763/ 15-07-2019 
3. आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कट्ठीवाड़ा 07/ 21-12-2010 

769/ 15-07-2019 
4. गांधी महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित , धनपुर 

36/ 08-07-2014 

641/ 24-06-2019 
चेतना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , कुण्डवाट 

05/ 25-08-2010 

770 /15-07-2019 
6. आदिवासी चेतना उन्नत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्बी 09/26-02-2011 553/ 18-09-2017 

अतः मैं , बी . एस . सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक , कार्यालय उपायुक्त , सहकारी संस्थाएं , जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी नियम , 1962 के नियम 57 ( 1 ) सी/ ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/ सदस्यों को सूचित करती हूं कि जिस किसी 
के पास संस्था के दावा , आपत्तियां या रिकार्ड या राशि लेनदारी/ देनदारी शेष हो तो वे सूचना - पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर 
( 60 दिवस के अन्दर ) मुझे कार्यालय उपायुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर ( संयुक्त जिला कार्यालय रूम नं. 220 ) में उपस्थित होकर 
प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता 
है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/ परिसम्पत्ति / नगदी हो तो उसे उक्त अवधि 
में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी. 

बी . एस. सोलंकी, 
( 409 ) 

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक . 
कार्यालय परिसमापक , सहकारी संस्थाएं , जिला अलीराजपुर 

अलीराजपुर , दिनांक 24 जनवरी , 2020 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1960 के नियम -57 ( 1 ) सी / ग के अंतर्गत 
कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 
के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है 
संस्था का नाम 

पंजीयन 

परिसमापन नियुक्ति 
क्रमांक व दिनांक 

आदेश क्रमांक /दिनांक 


-- 


क्र . 


1 


2 


3 


4 


1 . 


830/ 07-11-1958 


427/ 16-09-2010 


निरा ताड गुड उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित , 

अलीराजपुर. 
2. रेत खदान मजदूर सहकारी समिति मर्यादित , राजावट 
3. सरस्वती महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित , जुवानिया 


735 /14-12-1992 


445 / 18-10-2012 


38/ 08-07-2014 


271/ 06-05-2015 


392 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


1 


2 


3 


4 


4 . 


5 . 


अतः 


+ 


. 


आजाद महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित , 

42 / 08-07-2014 

273/06-05-2015 
चन्द्रशेखर आजाद नगर. 
आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 

46/08-07-2014 

56/22-02-2016 
चन्द्रशेखर आजाद नगर. 

मैं , अमित सिंह , सहकारी निरीक्षक , कार्यालय उपायुक्त , सहकारी संस्थाएं , जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
नियम , 1962 के नियम 57 ( 1 ) सी/ ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/ सदस्यों को सूचित करती हूं कि जिस किसी के पास संस्था 
के दावा, आपत्तियां या रिकार्ड या राशि लेनदारी/ देनदारी शेष हो तो वे सूचना - पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर ( 60 दिवस के 
अन्दर ) मुझे कार्यालय उपायुक्त, सहकारी संस्थाएं , जिला अलीराजपुर ( संयुक्त जिला कार्यालय रूम नं. 220 ) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित 
लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 
संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड /परिसम्पत्ति /नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा 
करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी. 

अमित सिंह , 
( 410 ) 

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक . 
कार्यालय परिसमापक , सहकारी संस्थाएं , जिला अलीराजपुर 

अलीराजपुर , दिनांक 24 जनवरी , 2020 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1960 के नियम -57 ( 1 ) सी /ग के अंतर्गत ] 
कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 
के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है 
क्र . संस्था का नाम 

पंजीयन 

परिसमापन नियुक्ति 
क्रमांक व दिनांक 

आदेश क्रमांक / दिनांक 


1 


2 


3 


4 


2 . 


3 . 


अतः 


1. आदिवासी ईंट कवेलू निर्माण सहकारी समिति मर्यादित , 

537/ 24-04-1987 

554/ 18-09-2017 
घोंघसिया. 
श्री देवी अहिल्या बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , बुरमा 48 /08-07-2014 

554/ 18-09-2017 
श्रीजी डोलोमाईट औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित , 

516/ 05-12-1983 554/18-09-2017 
अलीराजपुर . 

मैं , संगीता चौहान , उप - अंकेक्षण, कार्यालय उपायुक्त , सहकारी संस्थाएं , जिला अलीराजपुर , मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 
1962 के नियम 57 ( 1 ) सी /ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/ सदस्यों को सूचित करती हूं कि जिस किसी के पास संस्था के 
दावा, आपत्तियां या रिकार्ड या राशि लेनदारी/ देनदारी शेष हो तो वे सूचना - पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर ( 60 दिवस के अन्दर ) 
मुझे कार्यालय उपायुक्त , सहकारी संस्थाएं , जिला अलीराजपुर ( संयुक्त जिला कार्यालय रूम नं . 220 ) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित 
में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा . यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं 
के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड / परिसम्पत्ति / नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा 
देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी. 

संगीता चौहान , 
( 411 ) 

उप - अंकेक्षक एवं परिसमापक . 
कार्यालय , परिसमापक, सहकारी संस्थाएं , जिला अलीराजपुर 

अलीराजपुर , दिनांक 24 जनवरी , 2020 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1960 के नियम-57 ( 1 ) सी /ग के अंतर्गत ] 
कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 
के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. 
संस्था का नाम 

पंजीयन 

परिसमापन नियुक्ति 
क्रमांक व दिनांक आदेश क्रमांक/दिनांक 


क्र . 


1 


2 


3 


4 


चन्द्रशेखर आजाद बुनकर सहकारी समिति मर्यादित , अलीराजपुर 


470 / 16-09-1980 


432/ 16-09-2010 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 


393 


1 


2 


3 


4 


आदर्श बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , धामन्दा 

49 / 08-07-2014 

276/ 06-05-2015 
अतः मैं , जी. के. वाणी, सहकारी निरीक्षक , कार्यालय उपायुक्त , सहकारी संस्थाएं , जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
नियम , 1962 के नियम 57 ( 1) सी / ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/ सदस्यों को सूचित करती हूं कि जिस किसी के पास संस्था 
के दावा, आपत्तियां या रिकार्ड या राशि लेनदारी/ देनदारी शेष हो तो वे सूचना - पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर ( 60 दिवस के 
अन्दर ) मुझे कार्यालय उपायुक्त , सहकारी संस्थाएं , जिला अलीराजपुर ( संयुक्त जिला कार्यालय रूम नं. 220 ) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित 
लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 
संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/ परिसम्पत्ति/ नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा 
करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी. 

जी . के . वाणी , 
( 412 ) 

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक. 
कार्यालय , परिसमापक , जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., 
धार 

सह उपायुक्त सहकारी संस्थाएं , धार 
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित , धार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों व संविलियत कर्मचारियों के बकाया स्वत्वों 
का भुगतान किया जाना है. सहकारिता में प्राथमिकता क्रम निर्धारण का कोई मापदण्ड नहीं होने से कार्यालय आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक , 
मध्यप्रदेश , भोपाल के पत्र क्रमांक /परि./2019 / 01 , भोपाल , दिनांक 01-01-2020 में संलग्न परिसमापन की मार्गदर्शिका के बिन्दु क्रमांक -17 
में लेनदारों की प्राथमिकता का निर्धारण “ बैंकरप्सी एण्ड एनसोलवेन्सी कोड 2016 में दावों का भुगतान " निम्नानुसार किया जाता है 

1. परिसमापन संस्था के परिसमापन से संबंधित व्यय 
2. परिसमापन में आने से दो वर्ष पूर्व तक की कर्मचारियों की बकाया राशि 
3. संस्था के परिसमापन में आने के एक वर्ष पूर्व के कर्मचारियों के अदेय भुगतान. 
4. असुरक्षित लेनदार के बकाया ऋण. 

बैंक में उपलब्धा कुल राशि रुपये 9,01,776/ - में से रुपये 2.00 लाख परिसमापन व्यय , रुपये 1.50 लाख सदस्यों की अमानत हेतु 
तथा शेष राशि का प्राथमिकता क्रम अनुसार आनुपातिक रूप से ग्रेच्युटी व वेतन का भुगतान किया जाना 
स.क्र . 

देय योग्य राशि आनुपारित रूप से भुगतान 
1 . श्री शरद कुमार अवस्थी , परिवेक्षक 

वेतन 98,708/ 

8,708/ 
2 . श्री कोटवाल सिंह धार्वे, भृत्य 

ग्रेच्युटी 2,42,123 / 

18,000 / 
3. श्री लालसिंग मण्डलोई, भृत्य 

ग्रेच्युटी 2,42,123/ 

18,000 / 
4 . श्री शरद कुमार अवस्थी , परिवेक्षक ग्रेच्युटी 5,91,092/ 

44,000/ 
5 . श्री आदमखान पठान , 

परिवेक्षक ग्रेच्युटी 3,57,015/ 

26,500 / 
6 . श्री आर. के . उपाध्याय , शाखा प्रबंधक ग्रेच्युटी 5,65,897/ 

42,000 / 
7 . श्री रामसिंग केवर्ट , भृत्य 

ग्रेच्युटी 2,84,822/ 

21,000 / 
8 . श्री आर . एस . राठौर , परिवेक्षक 

ग्रेच्युटी 5,82,408/ 

43,500 / 
9 . श्री आर. डी . बैरार्गी, भृत्य 

ग्रेच्युटी 3,02,654/ 

22500/ 
10 . श्री आर. सी . डाबर , शाखा प्रबंधक ग्रेच्युटी 5,17,206/ 

38,500 / 
11. श्री ए. के. चौहान , शाखा प्रबंधक ग्रेच्युटी 4,61,111/ 

34,000/ 
12. श्री बी . पी . सोनी , लेखापाल 

ग्रेच्युटी 4,71,762 / 

35,000/ 
13. श्री एस. आर. पंवार , पर्यवेक्षक 

ग्रेच्युटी 4,70,461/ 

35,000 / 
14 . श्री अंतरसिंह सोलंकी, पर्यवेक्षक 

ग्रेच्युटी 4,20,711/ 

31,000/ 
15 . श्री डी . एस . बघेल, पर्यवेक्षक 

ग्रेच्युटी 4,13,040/ 

30,000 / 
16 . श्री जी . के . चितले, शाखा प्रबंधक ग्रेच्युटी 6,16,821/ 

47,000 / 
योग.. 

66,37,954 / 

4,94,708 / 


है 


नाम 


+ 


( 413 ) 


394 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


श्री बबलू 


कार्यालय उपायुक्त , सहकारिता , जिला धार 

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( अ ) के अंतर्गत ] 
यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1669 , दिनांक 04-08-2016 से वसुंधरा एग्रो को - ऑपरेटिव्ह सर्विस एवं विपणन सहकारी 
संस्था मर्या., धार, जिला धार , पंजीयन क्रमांक 1169 , दिनांक 19-03-2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 
के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा -70 के अन्तर्गत श्री बबलू चौहान , सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन 
निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई है . 

चौहान , स. नि . द्वारा दिनांक 29-02-2020 को वसुंधरा एग्रो को - ऑपरेटिव्ह सर्विस एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., 
धार के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई 
जानकारी का परीक्षण किया गया . प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि अधिनियम , नियम एवं प्रभावशील दिशा -निर्देश के 
आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची 
हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है. 

अतः मैं , भारती शेखावत , उपायुक्त सहकारिता, जिला धार , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता के ज्ञाप क्रमांक एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- सी , 
दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) 
के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करती हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय 
के रूप में अस्तित्व नहीं होगा. 

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री बबलू चौहान, स. नि. को आदेशित करती हूँ 
कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती 


प्राप्त करें . 


यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी. 


( 427 ) 


. 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( अ ) के अंतर्गत ] 
यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1018, दिनांक 04-07-2015 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खजुरिया , जिला 
धार , पंजीयन क्रमांक 814 , दिनांक 25-05-1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन में 
लाया गया . धारा -70 के अन्तर्गत श्री संजय दवे, उप - अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही 
अपेक्षित की गई है . 

श्री संजय दवे, उप - अंकेक्षक द्वारा दिनांक 25-02-2020 को दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खजुरिया के पंजीयन निरस्त किये 
जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया . 
प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि अधिनियम , नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त 
कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया 
जाना विधिपूर्ण है. 

अतः मैं , भारती शेखावत , उपायुक्त सहकारिता, जिला धार , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता के ज्ञाप क्रमांक एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी , 
दिनांक 26 जुलाई , 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) 
के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करती हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय 
के रूप में अस्तित्व नहीं होगा. 

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री संजय दवे, उप - अंकेक्षक को आदेशित करती 
हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख , परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती 


. 


प्राप्त करें . 


यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी . 


भारती शेखावत , 


( 428 ) 


उपायुक्त , सहकारिता . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन - सामग्री , मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित -2020. 


शासन 


मध्य 


प्रदेश 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश 

राजपत्र 


प्राधिकारसेप्रकाशित 


क्रमांक20] 


भोपाल,शुक्रवार,दिनांक15मई,2020-वैशाख25,शके1942 


भाग3(2) 


सांख्यिकीसूचनाएंकार्यालयआयुक्त,भू-अभिलेखएवंबन्दोबस्त,मध्यप्रदेशमौसम,फसलतथापशु-स्थितिकासाप्ताहिकप्रतिवेदन,बुधवार,दिनांक22जनवरी,20201.मौसमएवंवर्षा.—प्रायःराज्यमेंमौसमशुष्करहा.कुछजिलोंमेंवर्षाकाहोनाप्रतिवेदितकियागयाहै.संलग्नसांख्यिकीसूचना-1मेंजिलोंकीतहसीलोंकेसामनेवर्षामिलीमीटरमेंप्रतिवेदितकीगईहै. 

2.प्रारम्भिकजुताईपरवर्षाकाप्रभाव:कोईप्रभावनहीं.3.बोनीपरवर्षाकाप्रभाव: 

कोईप्रभावनहीं.4.धानरोपाईपरवर्षाकाप्रभाव:कोईप्रभावनहीं.5.खड़ीफसलपररोगवकीड़ोंकाप्रभाव:-कोईप्रभावनहीं.6.कटीहुईफसलपरवर्षाकाप्रभाव:कोईप्रभावनहीं.7.अन्यअसामयकघटनासेछति: 

कोईछतिनहीं. 


8.फसलस्थिति:-जिलोंसेप्राप्तपत्रकोंमेंफसलस्थितिसन्तोषप्रदरहनाप्रतिवेदितकियागयाहै. 


.. 


9.सिंचाई:-राज्यकेकुछजिलोंमेंसिंचाईहेतुपानीअपर्याप्तमात्रामेंप्रतिवेदितकियागयाहै.संबंधितजिलोंकेसामनेसांख्यिकीसूचना 
-1 
में 
प्रतिवेदित 
किया 
गया 
है 
. 


10.पशुओंकीस्थिति:-राज्यकेजिलोंसेप्राप्तपत्रकोंमेंपशुओंकीस्थितिसन्तोषप्रदरहनाप्रतिवेदितकियागयाहै.11.चारा:-राज्यकेजिलोंसेप्राप्तपत्रकोंमेंचारापर्याप्तमात्रामेंउपलब्धरहनाप्रतिवेदितकियागयाहै. 


12.बीजः-राज्यकेजिलोंसेप्राप्तपत्रकोंमेंबीजपर्याप्तमात्रामेंउपलब्धहोनाप्रतिवेदितकियागयाहै. 


13.खेतिहरश्रमिक:-राज्यकेजिलोंसेप्राप्तपत्रकोंमेंखेतिहरश्रमिकउचितदरपरपर्याप्तमात्रामेंउपलब्धहोनाप्रतिवेदितकियागयाहै. 


216 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


क्र . | जिला 


तहसील 


चालू वर्ष 


मौसम , फसल तथा पशु - स्थिति का साप्ताहिक सूचना - पत्रक -1, सप्ताहान्त बुधवार , दिनांक 22 जनवरी, 2020 
सप्ताह में | कृषि कार्यों, खड़ी फसल 
क्षति जिले की गत वर्ष की फसल की 

तुलना में 

5. सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त या अपर्याप्त . ( 7 ) बीज की प्राप्ति 
y , 
प्रारम्भिक 
वर्षा जो हुई 

पर रोग व 

प्रतिशत 
जुताई , बोनी की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान 6 ( अ ) चारे की प्राप्ति. 

कृषि सम्बन्धी . 
मि . मी . वर्षा पर ( रोपाई ) 

कीड़ों के फसल का क्षेत्रफल - समान या कम 

6 ( ब ) पशुओं की हालत 

( 8 ) मजदूरों की प्राप्ति 
कम / अधिक . पर ( धान ) आक्रमण का 

प्रतिशत फसल की हालत - समान , बिगड़ी या सुधरी प्रतिशत 
प्रभाव 
4 5 5 ( ब ) 6 7 

8 

9 

10 
14.0 

5. पर्याप्त. 6. ( अ) संतोषजनक , 6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 
27.0 

चना 
18.0 

गेहूँ 


कटी हुई 


1 


2 


3 


1. | मुरैना : 


अम्बाह 


135.0 


पोरसा 
मुरैना 
जौरा 
कैलारस 


| 30.0 


#REF ! 


#REF! 


19.0 


. 


सबलगढ़ 


13.0 


2. | श्योपुर : 


समान 


5. पर्याप्त. 6.( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


गन्ना 

तुअर | मटर 
राईसरसों गेहूँ | चना 
अन्य 


सुधरी हुई 
सुधरी हुई 


16.0 


सामान्य 


. 


. 


2.0 


समान 


. 


श्योपुर 
कराहल 
विजयपुर 
वीरपुर 
बडोदा 


16.0 


12.0 


2.0 


3. | भिण्ड 


राईसरसों 


5. पर्याप्त. 6. ( अ )पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


अटेर 


23.0 


चना 


अधिक 15 % सुधरी हुई 
सामान्य सुधरी हुई 
सामान्य सुधरी हुई 


भिण्ड 


52.0 


गेहूँ 


. 


53.0 


गोहद 
मेहगांव 


27.0 


. 


लहार 


136.0 


रौनमिहोना 48.0 


. 


गोरमी 
मौ 


217 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 | 7 


8 


9 


10 


बोनी चालू 


चना 


गेहूँ | राईसरसों सामान्य 


समान 


5. पर्याप्त.6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


मटर 


सामान्य 


समान 


4. ग्वालियर : 

ग्वालियर 18.8 
डबरा 142.7 
भितरवार 35.4 
चीनोर 
घाटीगांव 26.5 


#REF ! 


5. दतिया : 


गन्ना 


अधिक 10 % | सामान्य 


5. पर्याप्त.6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी.] 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


. 


17.0 


मटर 


कम 


15 % 


समान 


चना 
राईसरस 


36.0 


समान 


समान 


सेवढ़ा 
दतिया 
इन्दरगढ़ 
बढौनी 
भाण्डेर 


कम 


10 % 


समान 


मसूर 
गेहूँ 


अधिक 10 % 


सामान्य 


35.0 


चना | राईसरसों | समान 


5. पर्याप्त . 6. ( अ) पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


गेहूँ 
मसूर 


सुधरी हुई 
सुधरी हुई 


| सामान्य 


6. शिवपुरी : 

शिवपुरी 55.0 
पिछोर 35.0 

खनियाधाना 18.0 
नरवर 52.0 
करैरा 2.3.0 
कोलारस 11.0 
पोहरी 16.0 
बैराढ़ 
22.0 
बदरवास 10.0 


7. अशोकनगर 


गन्ना 


5. पर्याप्त.6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. . . 


8. पर्याप्त . 


अधिक 55 % समान 
अधिक 10 % | सामान्य 


गेहूँ 


चना 


कम 


10 % 


समान 


मुंगावली | 6.0 
ईसागढ़ 15.0 
अशोकनगर 18.0 
चन्देरी 8.0 
नई सराय 
पिपरई 
शाढोरा 


218 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


8. | गुना : 


गेहूँ 


चना | राईसरसों सामान्य 


सामान्य 


5. पर्याप्त. 6.( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


अन्य 


सामान्य 


| गुना 37.6 
राघोगढ़ 17.0 
बमोरी 130.0 
आरोन |17.0 
चाचौड़ा | 22.0 
| मकसूदनगढ़ 
कुम्भराज 120.0 


सामान्य 


5. पर्याप्त. 6.( अ )पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त . 


गेहूँ 
चना 
जौ 


अधिक 0.15 
अधिक 0.02 
अधिक | 2 % 


सामान्य 


0 


सामान्य 


मसूर 


समान 


मटर 
राईसरसों 


कम 5 % 
अधिक | 10 % 


समान 


9. टीकमगढ़ : 

निवाड़ी 
पृथ्वीपुर 0 
| जतारा 
टीकमगढ़ 
बल्देवगढ़ | 14.0 
पलेरा 
खरगापुर 
मोहनगढ़ 
लिधौरा 
ओरछा 


10. छतरपुर : 


तुअर 


कम 


15 % 


5. . . 


6. ( अ )पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


19.0 


गौरीहार 
नौगांव 


5.4 


5.0 


5.6 


9.2 


छतरपुर 
राजनगर 
बीजावर 
| बड़ा मलहरा 
| महाराजपुर 

चंदला 
| धुवारा 
लवकुशनगर 
बक्सवाहा 


219 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


2 


3 


4 


5 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


11. पन्ना : 


गेहूँ 


तुअर 


5. . . 


6. ( अ ) पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


9.4 


चना 


मसूर 


मटर 


3.0 


अजयगढ़ 
पन्ना 
गुन्नौर 
पवई 
रैपुरा 
अमानगंज 
देवेन्द्रनगर 
सिमरिया 


अलसी 
राईसरसों 


4.0 


4.0 


3.0 


शाहनगर 


4.0 


जयसिंह नगर 


01 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
गेहूँ 
जौ 


0 

0 
5. पर्याप्त. 6.( अ ) पर्याप्त , 


0 0 

0 
6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 


12.| सागर : 


10 % 


10 % 


बीना 
खुरई 
बण्डा 


मटर 


लाख 


10 % 


चना 
राईसरसों 
अलसी 


0 0 0 
समान सुधरी हुई 
कम 25 % सुधरी हुई 
कम 20 % सुधरी हुई 
कम 25 % | सुधरी हुई 
कम 10% | सुधरी हुई 
अधिक 10 % | सुधरी हुई 
कम 20 % सुधरी हुई 


10 % 


8.2 


10 % 


गन्ना 


10 % 


अन्य 


10 % 


सागर 
रेहली 
देवरी 
गढ़ाकोटा 
राहतगढ़ 
केसली 
मालथोन 
शाहगढ़ 


13. दमोह : 


अधिक 20 % 


सामान्य 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


. 


गेहूँ 
चना 


हटा 


3.0 


कम 

2 % 
अधिक 10 % 


सामान्य 
सामान्य 


मसूर 
अन्य 


2.0 


20 % 


बटियागढ़ 
दमोह 
पथरिया 
जवेरा 
तेन्दूखेड़ा 
पटेरा 


220 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


2 


3 


4 


10 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


-- 


14. | सतना : 


बोनी चालू 


गेहूँ 


अधिक 


समान 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


. 


. 


चना 


सामान्य । 


समान 


सामान्य 


समान 


| रघुराजनगर | 2.4 
मझगवां 11.0 
रामपुर ( ब. ) 
नागौद 
उचेहरा 3.0 


समान 


समान 


मसूर 
राईसरसों 
अलसी 
जौ 


सामान्य 


समान 


समान 


समान 


अमरपाटन 


मटर 


समान 


सामान्य 


. 


. 


रामनगर 
मैहर 
कोठर 
बिरसिहपुर 


1.0 


15. रीवा 


जुताई चालू 


कम 


15 % 


समान 


5. अपर्यात. 6. ( अ )पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त 


. 


बोनी चालू 


तुअर 
गेहूँ 


कम 


10 % | सामान्य 


. 


त्यौंथर 
| सिरमौर 
मऊगंज 


चना 


कम 


10 % | सामान्य 


कम 


10 % 


समान 


मसूर 
अलसी 


कम 


10 % | सामान्य 


हनुमना 
हुजूर 
| गुढ़ 
मनगवां 
सेमरिया 


. 


जवा 
नईगढ़ी 
| रायपुर ( कर्चु) 


गेहूँ 


सामान्य 


5.अपर्याप्त.6. ( अ) पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


. 


चना 


अधिक 5 % 
अधिक | 2 % 
अधिक 2 % 


सामान्य 


16. शहडोल : 

| सोहागपुर 
ब्यौहारी 
जयसिंहनगर 


. 


21.0 


समान 


. 


मसूर मटर 
राईसरसों अलसी 


कम 


2 % 


सामान्य 


तुअर 


अधिक 


5 % 


समान 


बुढ़ार 
गोहपारू 
जैतपुर 


221 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


-- 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


17. अनूपपुर : 


राईसरसों अलसी 


10 % 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


जैतहरी 


1.4 


चना 


मटर 


मसूर | अधिक | 5 % सुधरी हुई 

अधिक 5 % सुधरी हुई 
अधिक 10% सुधरी हुई 


10 % 


गेहूँ 


तुअर 


10 % 


अनूपपुर 
कोतमा 

1.8 

पुष्पराजगढ़ 5.6 
18. | उमरिया : 


कम 


2 % 


सामान्य 


5. पर्याप्त. 6. ( अ )पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


तुअर 
गेहूँ 


बांधवगढ़ 


अधिक 80 % | सामान्य 


पाली 


चना 


अधिक 80 % 


सामान्य 


अधिक 20 % 


सामान्य 


चंदिया 
नौरोजाबाद 


मसूर 
राईसरसों 


अधिक 50 % 


सामान्य 


मानपुर 


मटर 


कम 


70 % 


सामान्य 


19. सीधी : 


गेहूँ 


समान 


समान 


5. . . 


6. ( अ ) पर्याप्त 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


चना 


समान 


समान 


राईसरसों 


समान 


सामान्य 


. 


. 


गोपदवनास 
सिंहावल 
मझौली 
कुसमी 


जौ 


समान 


सामान्य 


अलसी 


समान 


सामान्य 


मसूर 


समान 


सामान्य 


चुरहट 
बहरी 


रामपुरनैकिन 


20. सिंगरौली: 


तुअर 


कम 


5 % 


2 % सुधरी हुई 
अधिक 5% सुधरी हुई 


चना 


5 % 


चितरंगी 
देवसर 
सरई 


समान 


2 % 


सामान्य 


अलसी 
राईसरसों 


कम 


2 % 


सामान्य 


माडा 


मटर 


समान 


सामान्य 


सिंगरोली 


मसूर 


कम 


2 % 


सामान्य 


222 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


80 % 


5.पर्याप्त b.( अ )पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


गेहूँ 
चना 


अधिक 
कम 


सुधरी हुई 
सुधरी हुई | 80 % 
सुधरी हुई | 80 % 


अन्य 


कम 


21. मंदसौर : 

सुवासरा 
भानपुरा 
मल्हारगढ़ 
गरोठ 
| मंदसौर 


श्यामगढ़ 
| सीतामऊ 
दलोदा 
धुंधड़क्का 
| संजीत 


कयामपुर 


22. नीमच : 


गेहूँ 


समान 


5. पर्याप्त. b.( अ )पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


अधिक 5 % 
अधिक B0 % 


चना 


समान 


4.0 


| जावद 
नीमच 

0 
जीरन 


मटर 
मसूर 
जौ 


अधिक 100 % ] सामान्य 
अधिक 65 % 

समान 
अधिक 100 % समान 


| रामपुर 


अलसी 


कम 


60 % 


सामान्य 


| मनासा 


राईसरसों 


कम 


70 % 


सामान्य 


23. रतलाम : 


5. पर्याप्त. b.( अ )पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. . . 


8. पर्याप्त. 


जावरा 


गेहूँ 


समान 


आलोट 
सैलाना 


चना 


सामान्य 


बाजना 


ताल 


रावटी 
पिपलोदा 


| रतलाम 


223 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


24.| उज्जैन : 


अधिक 


सामान्य 


5. पर्याप्त. 6.( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 


गेहूँ 

चना 
राईसरसों 


कम 


सामान्य 


कम 


समान 


खाचरौद 
महिदपुर 22.0 
तराना 
घटिया 
उज्जैन 5.0 


बड़नगर 
नागदा 


3.0 


25. | आगर : 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी.] 7. 


8. पर्याप्त . 


बड़ौद 
सुसनेर 
नलखेड़ा 
आगर 


26. शाजापुरः 


अधिक 20 % 


समान 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


गेहूँ 
चना 
राईसरसों 


कम 


20 % 


सामान्य 


समान 


सामान्य 


समान 


सामान्य 


मोमन ( बडो) 
शाजापुर 
शुजालपुर 
कालापीपल 
पोलायकलां 
अबंतीपुर 
बडौदिया 


मसूर 
तुअर 
अन्य 


कम 


2 % 


सामान्य 


समान 


समान 


गुलाना 


27. | देवास : 


कम 


5. . . 


6. ( अ ) संतोषजनक , 6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


कम 


गेहूँ 
मसूर 

चना 
राईसरसों 
मटर 
मूंग 
उड़द 


सोनकच्छ 
टोंकखुर्द 
देवास 
बागली 
कन्नोद 
हाटपिपल्या 


कम 
अधिक 


15 % | सुधरी हुई 

सुधरी हुई 
15 % | सुधरी हुई 

| सुधरी हुई 

सुधरी हुई 
40 % सुधरी हुई 
20 % | सुधरी हुई 


अधिक 


कम 


कम 


सतवास 


उदयनगर 
खातेगांव 


224 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


गेहूँ 


सामान्य 


समान 


5. अपर्याप्त. 6. ( अ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त . 8. . . 


चना 


सामान्य 


सामान्य 


कपास 


28. झाबुआ : 

थांदला 
मेघनगर 
पेटलावद 
झाबुआ 
राणापुर 

रामा 
29. अलीराजपुर : 

जोवट 
अलीराजपुर 
कट्टीवाड़ा 
सोंडवा 


गेहूँ 


5. पर्याप्त . | 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. . 


8. पर्याप्त . 


अधिक 2% | सुधरी हुई | 10 % 

2 % | सुधरी हुई 


बोनी चालू 


चना 


कम 


5 % 


उदयगढ़ 
चन्द्रशेखर 
आ . नगर 


भामरा 


30. | धार : 


कपास 


5. पर्याप्त. | 6.( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. . . 


8. पर्याप्त. 


गन्ना 
गेहूँ 


अधिक 5 % 

समान 
अधिक | 20 % | बिगड़ी 
अधिक 15 % | सुधरी हुई 
कम 25 % | सुधरी हुई 


चना 


बदनावर 
सरदारपुर 
धार 
कुक्षी 
मनावर 
धरमपुरी 
गंधवानी 
डही 
पीथमपुर 


31. इन्दौर : 


चना 


5. पर्याप्त. | 6.( अ) पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


गेहूँ 


कम 
अधिक 50 % 


देपालपुर 
सांवेर 
इन्दौर 
गौतमपुरा 


महू ( अम्बे . 


225 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


-- 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


10 


32. खरगौन : 


कपास 


अधिका 


समान 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


. 


. 


समान 


तुअर 
गेहूँ 


चना 


अधिका 


सामान्य 


बड़वाह 
महेश्वर 
सेगांव 
खरगौन 
गोगावां 


कसरावद 
भगवानपुरा 
भीकनगांव 
सनावद 
झिरन्या 


33. बड़वानी 


.. 


गेहूँ 


समान 


5. पर्याप्त.6. ( अ ) पर्याप्त , 


जुताई चालू 
बोनी चालू 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


अधिक 10 % 
अधिक 25 % 


चना 


समान 
सामान्य 


कपास 


समान 20 % 


बड़वानी 
ठीकरी 
राजपुर 
सेंधवा 
पानसेमल 
पाटी 
अंजड 


बरला 

निवाली 
34. खण्डवा : 


गेहूँ 


कम 


2 % 


5. पर्याप्त.6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. | 7. . . 


8. पर्याप्त. 


5 % सुधरी हुई 
अधिक | 2 % 

सुधरी हुई 


खण्डवा 


चना 


2 % 


पुनासा 
खालवा 
पंधाना 

हरसूद 
35. | बुरहानपुर : 

बुरहानपुर 
खकनार 
नेपानगर 


बोनी चालू 


कपास 


10 % 


5. . . 


6.( अ )पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


तुअर 
गेहूँ 


15% सुधरी हुई 
कम 

5 % | सुधरी हुई 
अधिक | 20 % सुधरी हुई 


10 % 


10 % 


226 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


गेहूँ 


5. पर्याप्त.6.( अ )पर्याप्त, 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त 8. पर्याप्त . 


चना 


. 


मसूर 
अन्य 


. 


20 % 


5. पर्याप्त. 6. ( अ )पर्याप्त , 


6. ( ब ) सामान्य. 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त . 


गेहूँ 
चना 
मसूर 


सुधरी हुई 
| सुधरी हुई 
सुधरी हुई 


15 % 


5 % 


36. राजगढ़ : 

राजगढ़ |15.2 
जीरापुर 4.2 
खिलचीपुर 10.2 
ब्यावरा 6.4 
सारंगपुर 8.4 
पचोर 7.0 

नरसिंहगढ़ | 3.5 
37. विदिशा : 

लटेरी 
सिरोंज 
कुरवाई 
बासोदा 
नटेरन 
विदिशा 
गुलाबगंज 
शमसाबाद 
त्यौंदा 
पठारी 

ग्यारसपुर 
38. | भोपाल : 

बैरसिया 
कोलार 
हुजूर 0.2 

बैरागढ़ 
39. सीहोर : 

सीहोर 
आष्टा 
इछावर 
नसरूल्लागंज 
रेहटी 
श्यामपुर 
जावर 
बुधनी 


गेहूँ 


अधिक 5 % 


सामान्य 


5. पर्याप्त.6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त . 


चना 


कम 


10 % | सामान्य 


कम 


5 % 


समान 


मसूर 
मटर 


लाख 


सामान्य । 


सामान्य 


गन्ना 


5. . . 


6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त . 


गेहूँ 


चना 


कम 

सामान्य 
अधिक 5 % 

सामान्य 
कम 10 % | सामान्य 
कम 

5 % सामान्य 
सामान्य । सामान्य 


मसूर 
राईसरसों 


227 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


-- 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


40. रायसेन : 


: 


गेहूँ 


अधिक 25 % सामान्य 


5. . . 


6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7.पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. 


चना 


कम 


20 % | सामान्य 


मसूर 


मटर 


रायसेन 
गैरतगंज 
बेगमगंज 2.0 
गोहरगंज 
बरेली 
सिलवानी 
बाड़ी 
सुल्तानपुर | 0.5 
उदयपुरा 


लाख 
अलसी 
राईसरसों 


कम 5 % सामान्य 
अधिक 20 % ] सामान्य 
कम 40 % समान 
अधिक सामान्य 
अधिक 80 % ] सामान्य 


41. बैतूल : 


गेहूँ 


5 % 


5. . . 


6. ( अ )पर्याप्त , 


6. ( ब ) सामान्य. 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त. 


अधिक 
अधिक 


सुधरी हुई 
सुधरी हुई 


चना 


5 % 


बैतूल 
भैंसदेही 
घोड़ाडोंगरी 
शाहपुर 
चिचोली 
मुल्ताई 
आठनेर 


आमला 


प्र.पटनम 
भीमपुर 


42. | होशंगाबाद 


गेहूँ 


अधिक 15 % | सामान्य 


5. पर्याप्त.6. ( अ ) . . 


6. ( ब ) अच्छी.. 7.पर्याप्त . | 8. पर्याप्त . 


चना 


कम 


60 % / सामान्य 


#REF ! 


मसूर 


कम 


70 % ] सामान्य 


कम 


60 % सामान्य 


मटर 
राईसरसों 


कम 


30 % ] सामान्य 


होशंगाबाद 
सिवनी 
मालवा 
बावई 
इटारसी 
सोहागपुर 
पिपरिया 
बनखेड़ी 
डोलरिया 
पचमढ़ी 


गन्ना 


तुअर 
लाख 
उड़द 


कम 30 % समान 
कम 30 % | सामान्य 
अधिक 30 % समान 
अधिक 100 % सामान्य 


228 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


43. हरदा : 


जुताई चालू 


गेहूँ 


अधिक 


सामान्य 


5. पर्याप्त. 6.( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त . 8. पर्याप्त . 


चना 


हरदा 
खिड़किया 
सिराली 
रेहटगांव 
हंडिया 
टिमरनी 


44. जबलपुरः 


जुताई चालू 


5 % 


5. पर्याप्त.6. ( अ )पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


0 


8.0 


गेहूँ 
मसूर 
मटर 


अधिक 10% | सुधरी हुई 
कम 40% सुधरी हुई 

25% सुधरी हुई 


2 % 


अधारताल 


4.2 


2 % 


. 


2.8 


कुण्डम 
सीहोरा 


7.8 


|10.2 


पाटन 
मझौली 


6.2 


|16.3 


शाहपुरा 
पनागर 


45. कटनी 


: 


समान 


समान 


5. पर्याप्त. 6. ( अ )पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


समान 


समान 


| सामान्य । 


सामान्य 


. 


. 


गेहूँ 
तुअर 
चना 
मसूर 
राईसरसों 
अलसी 


समान 


सामान्य 


1.0 
बहोरीबंद 3.5 
ढीमरखेड़ा | 2.0 
रीठी 
बड़वारा 5.2 
मुड़वारा ( क ) 
विजयराघवगढ़ 2.0 
बरही 


. 


| सामान्य 


सामान्य 


समान 


समान 


. 


. 


. 


. 


मटर 


समान 


समान 


. 


46. नरसिंहपुर 


बोनी चालू 


गन्ना 


कम 


5 % 


5. . . 


6.( अ ) पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त . 8. पर्याप्त. 


तुअर 


अधिक 5 % 
अधिक 10 % 


गेहूँ 


. 


. 


2.0 
नरसिंहपुर | 2.0 
गोटेगांव 2.0 
करेली 

2.0 
गाडरवारा 
तेंदूखेड़ा 


चना 


कम 


15 % 


मसूर 


कम 


15 % 


मटर 


अधिक 20 % 


229 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 ( ब ) 


6 | 7 


8 


5 
जुताई चालू 


9 
6. ( अ ) पर्याप्त , 


10 
6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


47. | मण्डला : 


समान 


5. . . 


बोनी चालू 


| सामान्य 


तुअर 
अलसी राईसरसों 
मसूर मटर 
गेहूँ चना 


सुधरी हुई 
सुधरी हुई 
सुधरी हुई 
सुधरी हुई 


| सामान्य 


समान 


समान 


5. पर्याप्त. 6. ( अ )पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त .. 8. पर्याप्त . 


तुअर 
मटर 


गेहूँ 
मसूर 


चना समान 
अलसी | समान 


सामान्य 


9.9 


मण्डला 
नैनपुर 
बिछिया 
निवास 
नारायणगंज 

घुघरी 
48. डिण्डोरी: 

डिण्डौरी 
शाहपुरा 

बजाग 
49. छिन्दवाड़ा 

छिन्दवाड़ा 
तामिया 
परासिया 
जुन्नारदेव 
सोंसर 
|बिछुआ 
अमरवाड़ा 
चौरई 
उमरेठ 
मोहखेड़ 


बोनी चालू 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. . . 


8. पर्याप्त. 


चांद 
पांढुर्णा 


50. सिवनी 


5. पर्याप्त. 6. ( अ )पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. . . 


8. पर्याप्त. 


जुताई चालू 
बोनी चालू 


30 % 


सिवनी 
बरघाट 
कुरई 
केवलारी 
लखनादोन 


तुअर 
चना 


मक्का गेहूँ | कम 
मसूर 

मटर अधिक 
अलसी राईसरसे अधिक 


सुधरी हुई 
सुधरी हुई 
सुधरी हुई 


30 % 


. 


लाख 


30 % 


छपारा 
| धनोरा 
घंसोर 


230 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


10 


-- 


9 
5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त, 


धान 


समान 


समान 


6. ( ब ) अच्छी. | 7. . . 


8. पर्याप्त . 


51. बालाघाट : 

बालाघाट 
लॉजी 
किरनापुर 
बैहर 
वारासिवनी 
कटंगी 
लालबर्रा 
तिरोडी 
परसवाड़ा 
बिरसा 
खैरलांजी 


बी . बी . अग्निहोत्री , 

उप - आयुक्त , 


( 406 ) 


वास्ते - आयुक्त , 


भू - अभिलेख एवं बन्दोबस्त , मध्यप्रदेश, 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश , भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , ग्वालियर द्वारा मुद्रित -2020. 


